निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 35 


25 भाद्र , 1931 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

16 सितम्बर, 2009 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-8 


भाग-1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ०एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 


भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग -9_विज्ञापन 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग -3_भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग-4 बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


9-10 


2 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2009 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

1 सितम्बर 2009 
एस0 ओ0 194 , दिनांक 16 सितम्बर 2009 नोटरीज एक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम 8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 4277 जे0 , दिनांक 30 सितम्बर 
2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री विनोद कुमार यादव , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित 
है , जो दिनांक 30 सितम्बर 2008 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के 
लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित 

करने के लिए 
होने की तिथि 

प्राधिकृत किया गया है 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री विनोद कुमार 


30.9.2003 


मुंगेर जिला 


बी 0 ए 0 
एल 0 एल 0 बी 0 


यादव 


ग्राम + पो ० - हेरू दियारा 
जिला -मुंगेर, 
व्यवहार न्यायालय , 
मुंगेर । 


( सं0 सं0 ए0/ नोट ( एस )-6/ 2001/3426 - जे० ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


1 सितम्बर 2009 
एस 0 ओ0 195 , एस0 ओ 0 194 , दिनांक 16 सितम्बर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

( सं 0 सं0 ए0/ नोट ( एस )-6/ 2001 /3426 - जे० ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


The 1st September 2009 
S.O. 194 , dated 16th September 2009 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Binod Kumar Yadav 
and whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries Act, 1952 ( 53 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no. 4277J, dated 30th September 2003 to practice as notary 
again for the next five years from 30th September 2008 . 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2009 


3 


Qualification 


Remark 


Name of 
Notary 


Residential/ 
Professional address 


Area in which 

Notary to 
practice . 


S 


Date of which 
the name of 
Notary has 
been entered 
in the Register 

3 


1 


2 


4 


5 


6 


Sri Binod 
Kumar Yadav 


Vill + PO- Heru Diara, | 30.09.03 
Distt.- Munger, 
Civil Court, Munger . 


B.A. 
L.L.B. 


Munger District. 


( File no . A/ Not ( s )-6/ 01-3426- J ) 
By order of the Governor of Bihar, 
RAJENDRA KUMAR MISHRA, 

Secretary . 


1 सितम्बर 2009 
एस0 ओ 0 196 , दिनांक 16 सितम्बर 2009 नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम 8 के उप -नियम ( 4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 350 जे0 , दिनांक 23 जनवरी 
1992 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अशोक नारायण सिन्हा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे 
अंकित है , जो दिनांक 23 जनवरी 2001 से 22 जनवरी 2006 एवं 23 जनवरी 2006 से पुनः आगामी पांच वर्षों के 
लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं व्यवसायिक लेख्य प्रमाणक पंजी अर्हता जिस क्षेत्र में अभ्युक्ति 
नाम 

में नाम अंकित 

व्यवसाय करने 
होने की तिथि 

के लिए प्राधिकृत 
किया गया है 


पता 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


23.1.1992 


बी 0 एल0 


जिला मुंगेर 


श्री अशोक 
नारायण सिन्हा 


तोपखाना बाजार, 
जिला -मुंगेर, 
व्यवहार न्यायालय, मुंगेर । 


( सं 0 सं 0 ए0 / ए0 बी0-4/ 91 / 3427 - जे ० ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


1 सितम्बर 2009 
एस 0 ओ 0 197 , एस0 ओ0 196 , दिनांक 16 सितम्बर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 ए0 / ए0 बी0-4/ 91 / 3427 - जे ० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


4 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2009 


The 1st September 2009 
S.O. 196 , dated 16th September 2009 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ashok Narayan Sinha 
and whose detail according to Notary Register , is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no. 350J, dated 23rd January 1992 to practice as notary 23rd 
January 2001 to 22nd January 2006 and again for the next five years from 23rd January 2006 . 
Name of 

Residential/ Date of which the Qualificatio Area in which Remarks 
Professional name of Notary has 

Notary to 
address been entered in the 

practice . 
Register 


Notary 


n 


2 


3 


4 


5 


6 


23.1.1992 


B.L. 


Sri Ashok 
Narayan Sinha 


Topkhana Bazar , 
Munger, Civill 
Court , Munger. 


Munger 
District. 


( File no . A/ AB- 4 / 91/3427- J .) 
By order of the Governor of Bihar, 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , 

Secretary . 


3 सितम्बर 2009 
एस0 ओ0 198 , दिनांक 16 सितम्बर 2009 — नोटरीज एक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम 8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1655 जे0 , दिनांक 11 मई 2001 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री लक्ष्मण देव सिंह , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, जो 
दिनांक 11 मई 2009 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अर्हता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित होने 

करने के लिए 
की तिथि 

प्राधिकृत किया गया है 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


11.5.2001 


श्री लक्ष्मण देव 
सिह 


अनुमंडल न्यायालय , 
डिहरी 


बी ० एस ० सी ० डिहरी अनुमंडल 
एल 0 एल 0 बी 0 

( सं 0 सं0 ए0 / नोट -74 /93/ 3482 - जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


3 सितम्बर 2009 
एस0 ओ0 199 , एस0 ओ0 198, दिनांक 16 सितम्बर 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड -3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं 0 ए0/ नोट-74/ 93/ 3482 - जे० ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2009 


5 


The 3rd September 2009 
S.O. 198 , dated 16th September 2009 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Lakshman Deo Singh 
and whose detail according to Notary Register , is given below the Notary appointed under section -3 of 
the Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no . 1655J, dated 11th May 2001 to practice as notary again 
for the next five years from 11th May 2009 . 
Name of Notary Residential/ Date of which Qualification Area in which Remarks 
Professional the name of 

Notary to practice . 
address 

Notary has 
been entered in 

the Register 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


11-5-2001 


Sri Lakshman 
Deo Singh 


Dehri 
Sub -Division 


B.Sc. 
L.L.B. 


Dehri 
Sub -Division 


( File no .- A/ Not - 74 / 93 /3482- J. ) 
By order of the Governor of Bihar, 
RAJENDRA KUMAR MISHRA, 

Secretary. 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

1 सितम्बर 2009 
सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008-3504 / वा 0 क 0 — श्री कपिल नारायण, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य - कर उपायुक्त , 
प्रभारी दरभंगा अंचल, दरभंगा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, 
पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णिया के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008-3505 / वा 0 क 0 — श्री प्रमोद कुमार ग्वालिया , बि 0वि 0 से 0, सम्प्रति वाणिज्य - कर 
उपायुक्त ( अंकेक्षण), गया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, प्रभारी बक्सर अंचल 
बक्सर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं06 / गो 0 34-01 / 2008-3506 / वा 0 क 0 — श्री परमेन्द्र नारायण मिश्र , बि 0 वि 0 से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त ( अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, प्रभारी 
दरभंगा अंचल , दरभंगा के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008-3507 / वा 0 क 0 — श्री पाण्डेय संतोष कृष्ण सहाय, बि ०वि ० से0, सम्प्रति वाणिज्य कर 
सहायक आयुक्त प्रभारी, मुंगेर अंचल मुंगेर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त ( अंकेक्षण) , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008-3508 / वा 0 क0— श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, वि 0वि 0 से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, 
अरवल की सेवा लेखा सेवा (वित्त विभाग) से वापस लेते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटना 
मध्य अंचल , पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008-3509 / वा 0 क0 - श्री अरूण कुमार मिश्र, बि 0वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, बिहार, पटना (मुख्यालय) के लिए अधिसूचित है, को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, 
प्रभारी पटना विशेष अंचल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

2. विभागीय अधिसूचना संख्या 2304 , दिनांक 26 जून 2009 को रद्द किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008-3510 / वा 0 क 0 — श्री कामता प्रसाद शर्मा, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, पटना सिटी पश्चिमी अंचल, पटना सिटी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर 
सहायक आयुक्त, प्रभारी बाढ़ अंचल बाढ़ के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


। 


6 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2009 


सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008-3511 / वा ० क 0 श्री रामाधार सिंह, बि ० वि ० से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, भागलपुर अंचल, भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, 
प्रभारी मुंगेर अंचल मुंगेर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008-3512 / वा 0 क0 -श्री विजय कुमार सिंह, बि ० वि ० से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, प्रभारी, बक्सर अंचल , बक्सर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त 
( अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008–3513 / वा 0 क0— श्री उदय कुमार सिंह, वि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त , अन्वेषण -ब्यूरो, मगध प्रमंडल , गया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त, प्रभारी सासाराम अंचल, सासाराम के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008-3514 / वा 0 क 0 - श्री विश्वनाथ महतो, बि ० वि ० से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर सहायक 
आयुक्त ( अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य 
विभरेजेज कॉरपोरेशन, पटना के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवाएँ उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को सौपी जाती है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008-3515 / वा ० क 0 - श्री उपेन्द्र प्रसाद , बि ० वि ० से 0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी , 
किशनगंज अंचल किशनगंज को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, पटना सिटी 
पश्चिमी अंचल, पटना सिटी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008-3516 / वा 0 क 0 — श्री अफरोज आलम , बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी , 
नवादा अंचल , नवादा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, दानापुर अंचल , 
दानापुर के पद पर नियुक्त किया जाता 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008-3517 / वा 0 क0 – श्रीमती नीलम कुमारी, बि 0 वि0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, 
गया अंचल , गया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, गांधी मैदान अंचल, पटना 
के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 6 / गो 0 34-01 / 2008-3518 / वा 0 क0 श्री सुबोध कुमार, बि 0 वि 0 से0, सम्प्रति वाणिज्य - कर पदाधिकारी, गया 
अंचल , गया को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, पटना विशेष अंचल , पटना के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

गो 0 34-01 / 2008-3519 / वा 0 क 0 — श्री अरूण कुमार सिंह, वि 0 वि0 से0, सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी , 
पटना विशेष अंचल, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो , 
तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
लाल बाबू गुप्ता, अवर सचिव । 


1 सितम्बर 2009 
सं ० 6 / नि 0 / प्रतिनि0-01-001 / 2009-3520 / वा o क 0 — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 
संचालित 47 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर योग्यता क्रम में अनुशंसित निम्नलिखित 
अभ्यर्थियों को बिहार , वित्त सेवा में परीक्ष्यमान् वाणिज्य कर पदाधिकारी के रूप में अपुनरीक्षित वेतनमान् 
रू 0 8,000-275-13,500 पुनरीक्षित वेतन संरचना में औपबंधिक रूप से पे - बैंड 3 रू 0 15,600-39,100 
के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रू 0 5,400 में योगदान की तिथि से नियुक्त किया जाता है तथा प्रशिक्षण काल में 
उन्हें प्रशिक्षण हेतु चयनित स्तम्भ -5 में अंकित प्रमंडलीय वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्र 0 ) के कार्यालय 
में प्रतिनियुक्त किया जाता है : 
क्र ० सं ० नियुक्त परीक्ष्यमान् अनुक्रमांक गृह प्रमंडलीय प्रशिक्षण हेतु चयनित 
पदाधिकारी का नाम 

जिला 

प्रमंडल का नाम 


1 . 


2 . 


3 . 


4 


5 . 


1 . 


श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह 


108275 


रोहतास 


2 . 


171678 


पटना 


3 . 


श्री मुकेश कुमार 
श्री शशिकान्त चतुर्वेदी 
श्री रवि रंजन आलोक 


122921 


दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा 
तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर 
मगध प्रमंडल, गया 
पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णियाँ 
भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर 


4 . 


पलामू 
जमुई 
रोहतास 


156434 


5 . 


श्री संजय कुमार 


143030 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2009 


7 


2. इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित योग्यता क्रमानुसार 
होगा । 

3. नवनियुक्त परीक्ष्यमान् पदाधिकारी का मुख्यालय प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रमंडलीय वाणिज्य कर 
संयुक्त आयुक्त ( प्र ० ) का कार्यालय होगा । 

4. संबंधित प्रमंडलीय वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्र 0 ) को उनके प्रमंडल में प्रशिक्षण - रत् 
परीक्ष्यमान् पदाधिकारी का नियंत्रण पदाधिकारी एवं वेतनादि की निकासी हेतु बिहार कोषागार संहिता के 
नियम 148 के अन्तर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राधिकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

शुभकीर्ति मजुमदार, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


28 अगस्त 2009 
सं ० 6 / वि 0 पत्रा० 24-65 / 2003-3466 - अनु० — श्री उमेश कुमार, गृह जिला भोजपुर , 
जन्म तिथि 18 नवम्बर 1973 , दिनांक 1 अगस्त 2001 को बिहार वित्त सेवा में वाणिज्य कर पदाधिकारी 
के पद पर योगदान दिए थे । श्री कुमार सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी ( अंकेक्षण), भागलपुर के पद पर 
पदस्थापित हैं तथा वे बिहार वित्त सेवा में सम्पुष्ट हैं और ग्रहणाधिकार ( lien) रखने के लिए प्राधिकृत 
है । बिहार वित्त सेवा में इनका मूल वरीयता क्रमांक 344 है । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 
सिविल सेवा परीक्षा 2008 में भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ) में चयन होने 
के पश्चात् उक्त पद पर योगदान हेतु इन्हें दिनांक 29 अगस्त 2009 के अपराह्नन के प्रभाव से विरमित 
किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
लाल बाबू गुप्ता , अवर सचिव । 


4 सितम्बर 2009 
सं ० 6 / वि 0 पत्रा0 24-30 / 93 ( खंड-1) -3598 / वा 0 क 0 — विभागीय अधिसूचना संख्या 3039 , 
दिनांक 21 जुलाई 2006 द्वारा श्री गिरिशचन्द्र लाल श्रीवास्तव, भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा सेवा के 
सेवानिवृत पदाधिकारी को सदस्य ( लेखा), वाणिज्य कर न्याधिकरण , बिहार, पटना के पद पर बिहार 
सरकार की मानक् पुनर्नियुक्ति की शर्तों पर योगदान की तिथि 22 अगस्त 2006 से अगले तीन वर्षों के 
लिए नियुक्त किया गया था । 

2. चूंकि श्री श्रीवास्तव की सेवा अवधि उक्त पद पर दिनांक 21 अगस्त 2009 को तीन वर्षों की 
पूरी हो गयी है तथा इनके प्रतिस्थानी की नियुक्ति अबतक नहीं हो सकी है , इसलिए इन्हें सदस्य ( लेखा) 
वाणिज्य कर न्यायाधिकरण, बिहार , पटना के रूप में दिनांक 21 अगस्त 2010 तक कार्य करने के लिए 
अवधि विस्तार किया जाता है । 
3. श्री श्रीवास्तव की सेवा शर्ते पूर्ववत् रहेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
लाल बाबू गुप्ता , अवर सचिव । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

8 जुलाई 2009 
सं ० 1 / रा.स्था.(3)बै. - 10 / 09 / 2028— श्री रमण झा , प्रबंध निदेशक , केन्द्रीय सहकारिता बैंक लि 0, कटिहार के 
उपार्जित अवकाश अवधि में प्रभार ग्रहण की तिथि से श्री मो 0 निसार अहमद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार उक्त 
बैंक के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


1 सितम्बर 2009 
सं० 1 / रा.स्था . ( अंके .) - 02 / 2006-3557 – श्री अमिताभ कुमार गुप्ता, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , सहयोग 
समितियाँ, दरभंगा (बिहार सहकारिता सेवा, अंकेक्षण प्रभाग ) को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित 47 वीं 
संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 8076 , 


8 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2009 


दिनांक 14 अगस्त 2009 ( क्रमांक 20) द्वारा परीक्ष्यमान उपसमाहर्ता ( वेतनमान रू ० 6500-10,500 पुनरीक्षित वेतनमान रू ० 
9300-38,400 के पद पर नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप इन्हें अधिसूचना निर्गत की तिथि से जिला पदाधिकारी, सिवान के 
कार्यालय में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु योगदान करने हेतु विरमित किया जाता है । 

2. श्री गुप्ता के विरूद्ध किसी प्रकार का विभागीय बकाया लम्बित रहने पर उनसे उसकी वसूली कर ली जायेगी । 

सं ० 1 / रा.स्था . ( अंके.)- 02 / 2006-3558 — श्री अमिताभ कुमार गुप्ता , (बिहार सहकारिता सेवा, अंकेक्षण प्रभाग) को 
विरमित किये जाने के फलस्वरूप जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समितियाँ, दरभंगा के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार श्री 
मुकेश कुमार , जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, मुजफ्फरपुर को तथा जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग 
समितियाँ, मधुबनी का अतिरिक्त प्रभार श्री कृष्ण कुमार शर्मा, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बेगुसराय को 
अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
ललन राय, 

उप - सचिव । 


. 


1 सितम्बर 2009 
सं ० 1 / रा.स्था.(7)नियुक्ति -01 / 2009 - सह.- 3559 -श्री मणि भूषण किशोर , सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, 
झांझारपुर अंचल , झंझारपुर को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग , बिहार , पटना के अधिसूचना सं ० 8076 , दिनांक 14 
अगस्त 2009 के क्रमांक 35 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के 47 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर वेतनमान रुपये 
6500-10500 पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 9300-38,400 में राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ 
परीक्ष्यमान उप - समाहर्ता के रूप में नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री किशोर को अधिसूचना निर्गत की तिथि से जिला 
पदाधिकारी, औरंगाबाद के कार्यालय में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु योगदान करने के लिए विरमित किया जाता है । 

2. श्री किशोर , सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झंझारपुर के विरूद्ध भविष्य में किसी प्रकार का विभागीय बकाया 
पाया जायेगा तो उसकी वसूली उनसे कर ली जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ललन राय, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 26-571 + 60 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2009 


9 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 


18 अगस्त 2009 


सं ० कौन / भी -109 / 2004-262 श्री मनोज कुमार वर्मा, बिहार वित्त सेवा, तत्कालीन जिला 
भविष्य निधि पदाधिकारी, सारण - सह -जिला लेखा पदाधिकाकरी, सारण ( छपरा) द्वारा उक्त 
पदस्थापनकाल में दिनांक 22 जुलाई 2003 से जिला पदाधिकारी, सारण से अवकाश आवेदन पर बिना 
अनुमोदन कराये ही लम्बे अवकाश पर चले जाने के आरोप के लिए इन्हें “ सचेत ” का दंड संसूचित 
किया जाता है, जिसकी प्रविष्टि उनके चरित्र - पुस्ति के वर्ष 2003-04 में की जाएगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शुभकीर्ति 

मजुमदार , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

31 अगस्त 2009 
सं ० 1 / निग.को.( रा.आ .) - सी.वी.- 07 / 2008 / 3501— श्री सुरेश प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी - सह 
-सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावा दल द्वारा 
दिनांक 30 सितम्बर 2008 को रु ० 11,000.00 ( ग्यारह हजार) रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक 
हिरासत में भेजे जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं. - 4157 , दिनांक 15 अक्तूबर 2008 के द्वारा निलंबित किया 
गया है । 

2. कारागार से विमुक्ति के फलस्वरूप दिनांक 27 मई 2009 को श्री प्रसाद के द्वारा योगदान किया गया है । 
सरकार के निर्णयानुसार, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -2005 के नियम -9(3)(i) के 
अन्तर्गत इनका योगदान स्वीकृत किया जाता है । योगदान की तिथि 27 मई 2009 से श्री प्रसाद निलंबन से मुक्त समझे 
जायेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
देवकान्त दिवाकर, उप सचिव - सह 

मुख्य निगरानी पदाधिकारी । 


10 


बिहार गजट , 16 सितम्बर 2009 


31 अगस्त 2009 


सं ० 1 / निग ० को ०( रा ० आ ०)-सी० वी०-07 / 2008 / 3502_— श्री सुरेश प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी - सह 
-सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावा दल द्वारा दिनांक 
30 सितम्बर 2008 को रु. 11,000.00 (ग्यारह हजार ) रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे 
जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना सं.- 4157, दिनांक 15 अक्तूबर 2008 के द्वारा निलंबित किया गया है । 

2. कारागार से विमुक्ति के फलस्वरूप दिनांक 27 मई 2009 को श्री प्रसाद के द्वारा योगदान किया गया है । सरकार 
के निर्णयानुसार, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली -2005 के नियम -9(3)(i) के अन्तर्गत इनका 
योगदान स्वीकृत किया गया है । परन्तु चूंकि श्री प्रसाद के विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड सं .- 075 / 2008 में अभियोजन की 
स्वीकृति दी जा चुकी है तथा आरोप - पत्र भी समर्पित किया जा चुका है एवं मामला माननीय न्यायालय में विचारण हेतु लंबित 
है साथ ही श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी संचालित होनी है; अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण 
एवं अपील ) नियमावली -2005 के नियम 9( 3)(ii ) में निहित प्रावधानों के आलोक में इन्हें नियम -9( 1 ) ( क ) तथा 9( 1)( ग) के 
अन्तर्गत पुनः अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है 

3. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक -4157 , दिनांक 15 अक्तूबर 2008 के कंडिका 2-3 में निहित आदेश पूर्ववत प्रभावी 


रहेगा । 


। 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
देवकान्त दिवाकर, उप सचिव - सह 

मुख्य निगरानी पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 26-571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


